DEBAN 


इसे वेबसाईट www.govtpressmp . nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


सत्य 


त्यमेव जय 


f 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 315 ] 


भोपाल , गुरुवार , दिनांक 24 जुलाई 2014 - श्रावण 2, शक 1936 


RAMAINAMANAKAMAnmunia 


- 


- 


उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग 

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2014 
क्र . एफ 6 -6 - 2014- अट्ठावन -क्रमांक बी. -11- 5 -2014 - भारत सरकार , कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र 
क्रमांक 13015 - 02 - 2012 - क्रेडिट -II, दिनांक 04 फरवरी 2014 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश शासन ने राष्ट्रीय 
फसल बीमा कार्यक्रम को लागू किये जाने हेतु जारी विस्तृत दिशा -निर्देशों एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 13015 - 02 - 2012 -क्रेडिट 
II , दिनांक 21 फरवरी 2014 में जारी प्रशासनिक अनुमोदन में दिए गए, दिशा-निर्देश के आधार पर एच. डी . एफ . सी . अर्गो जनरल 
इश्योरेंस कंपनी ( HDFC ERGO GIC LTD ), एग्रीकल्चरल इश्योरेंस कंपनी ( AGRICULTURAL INSURANCE COMPANY 
OF INDIA LTD - AIC ), इफको टोक्यो जनरल इश्योरेंस कंपनी (IFFCO TOKIO GIC LTD ) एवं चोला मण्डलम जी . आई. सी . 
( CHOLA MANDALAM GIC LTD ), के माध्यम से मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2014 - 15 में खरीफ एवं रबी 
के लिये अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है . 


2. मध्यप्रदेश राज्य में मौसम आधारित फसल बीमा योजना वर्ष 2014 - 15 मौसम खरीफ एवं रबी के लिए जिलों/ तहसीलों / 
उद्यानिकी फसलें एवं बीमा कंपनियों की सूची निम्नानुसार है : 


क्र . जिला 
( 1 ) ( 2 ) 


अधिसूचित फसल 

( 3 ) 


अधिसूचित तहसील 

( 4 ) 


कृषक श्रेणी 

( 5 ) 
( 5 ) 


बीमा कंपनी 

( 6 ) 


1 


मुरैना 


चोला मण्डलम , 
जी . आई. सी . 


खरीफ फसलें 

पोरसा, अम्बाह, जौरा, मुरैना, सबलगढ़ ऋणी और 
टमाटर, बैगन, मिर्च, प्याज. 

अऋणी कृषक . 
रबी फसलें 
टमाटर , बैगन, फूल गोबी, पत्ता गोबी, 
प्याज. 
आलू 

पोरसा, आम्बाह , जौरा 
हरी मटर 

मुरैना, जौरा , सबलगढ़ , केलारस , 
पहाड़गंज . 

629 


630 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2014 


Fu 


nyimarindran 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


2 भिण्ड 


ऋणी और 
अऋणी कृषक . 


चोला मण्डलम , 
जी . आई. सी . 


खरीफ फसलें 

भिण्ड, अटेर , गोहद, लहार , रौन 
टमाटर , बैगन, मिर्च, प्याज. 
रबी फसलें 
टमाटर , बैगन, फूलगोबी , पत्तागोबी, प्याज. 
आलू 

भिण्ड 


ऋणी और एच. डी. एफ. सी . 
अऋणी कृषक . अर्गो 

जी . आई. सी. 


__ 3 श्योपुरकलां खरीफ फसलें 

श्योपुरकलां, विजयपुर 
टमाटर , बैगन , मिर्च, प्याज.. 
रबी फसलें 
टमाटर, बैगन , फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज . 
धनियाँ 

श्योपुरकलां, कराहल , विजयपुर 
लहसुन 

श्योपुरकलां, कराहल, विजयपुर 
आलू 

श्योपुरकलां, कराहल, विजयपुर 


4 ग्वालियर 


ऋणी और 
अऋणी कृषक. 


चोला मण्डलम , 
जी. आई. सी . 


खरीफ फसलें 

गिर्द, डबरा , भितरवार, चिनोर 
टमाटर, बैगन, मिर्च, प्याज . 
रबी फसलें 
टमाटर , बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज. 
आलू 

मुरार 


5 शिवपुरी 


चोला मण्डलम , 
जी . आई. सी . 


खरीफ फसलें 

शिवपुरी, कोलारस, बदरवास , पोहरी ऋणी और 
टमाटर, बैगन, मिर्च, प्याज . 

अऋणी कृषक . 
रबी फसलें 
टमाटर, बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज . 
धनियाँ 

बदरवास 
आलू 

शिवपुरी 
लहसुन 

शिवपुरी, कोलारस , पोहरी 
हरी मटर 

शिवपुरी , पोहरी 


6 


दतिया 


ऋणी और 
अऋणी कृषक . 


चोला मण्डलम , 
जी . आई. सी . 


खरीफ फसलें 

दतिया 
टमाटर , बैगन, मिर्च, प्याज . 
रबी फसलें 
टमाटर , बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज 


7 


अशोकनगर खरीफ फसलें 

अशोकनगर 

ऋणी और 
टमाटर , बैगन, मिर्च, प्याज . 

अऋणी कृषक. 
रबी फसलें 
टमाटर, बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज , 
धनियाँ 

अशोकनगर , ईसागढ़, मुंगावली, चंदेरी 


एच. डी . एफ . सी . 
अर्गो 
जी . आई. सी . 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2014 


630 (1 ) 


wwwwwwww 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


8 


गुना 


खरीफ फसलें गुना, राघोगढ़ 

ऋणी और एच. डी. एफ . सी . 
टमाटर , बैगन , मिर्च, प्याज . 

अऋणी कृषक. अर्गो 
रबी फसलें 

जी . आई. सी . 
टमाटर, बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज . 
धनियाँ 

गुना, आरोन, बमोरी , राघोगढ़ , 

मक्सूदनगढ़, चाचौड़ा, कुम्भराज . 
लहसुन 

गुना , आरोन, बमोरी, राघोगढ़ 


9 


नीमच 


खरीफ फसलें 

नीमच , जावद , मनासा, सिंगरौली , ऋणी और एच. डी . एफ . सी . 
टमाटर, बैगन , मिर्च, प्याज . जीरन, रामपुर . 

अऋणी कृषक. अर्गो 
रबी फसलें 

जी . आई. सी . 
टमाटर , बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज . 
धनियाँ 

मनासा, जावद 
लहसुन 

नीमच, जावद, मनासा 


10 


शाजापुर 


एच. डी. एफ . सी . 
अर्गो 
जी . आई. सी . 


खरीफ फसलें 

शाजापुर, मोमन बड़ौदिया , शुजालपुर, ऋणी और 
टमाटर, बैगन, मिर्च, प्याज . कालापीपल, गुलाना. 

अऋणी कृषक . 
रबी फसलें 
टमाटर, बैगन , फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज. 
धनियाँ 

शाजापुर, मोमन बड़ौदिया, शुजालपुर, 

कालापीपल , गुलाना . 
लहसुन 

शाजापुर, मोमन बड़ौदिया, शुजालपुर , 

कालापीपल . 
आलू 

शाजापुर, मोमन बड़ौदिया, शुजालपुर, 

कालापीपल , गुलाना. 
संतरा 

शाजापुर , मोमन बड़ौदिया , शुजालपुर , 
कालापीपल , गुलाना. 


11 


मन्दसौर 


एच. डी. एफ . सी . 


अर्गो 


जी . आई. सी . 


खरीफ फसलें 

मन्दसौर, सीतामऊ , मल्हारगढ़, गरोठ, ऋणी और 
टमाटर, बैगन , मिर्च, प्याज . भानपुरा , सुवासरा, शामगढ़, दलौदा . अऋणी कषक . 
रबी फसलें 
टमाटर, बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज. 
संतरा 

सीतामाउ, गरोठ, भानपुरा 
धनियाँ 

मन्दसौर, सीतामउ, मल्हारगढ़, गरोठ , 

भानपुरा , सुवासरा , शामगढ, दलौदा. 
लहसुन 

मन्दसौर , सीतामउ, मल्हारगढ़, गरोठ , 
भानपुरा , सुवासरा, शामगढ़, दलौदा . 


12 


देवास 


खरीफ फसलें 

देवास , सोनकच्छ, टोंकखुर्द, कन्नौद , ऋणी और एच . डी. एफ. सी . 
टमाटर , बैगन , प्याज . 

खातेगांव, बागली , हाटा पिपल्या , अऋणी कृषक. अर्गो 
रबी फसलें सतवास, उदयनगर . 

जी . आई. सी . 
टमाटर, बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज , देवास , सोनकच्छ, टोंकखुर्द, कन्नौद , 
मिर्च 

खातेगांव , बागली, हाटा पिपल्या , 
सतवास , उदयनगर. 


630 ( 2 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2014 


mineninainamainamaininemamreenAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAmernamaintaman 


mamanianumaanmnamamhimanrninind 

.anhanumaananamamatmannmindiMAINMAMMAnnanownewsya 


man 


( 1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


लहसुन 


( 4 ) 
देवास , सोनकच्छ , टोंकखुर्द, कन्नौद, 
खातेगांव, बागली , हाटा पिपल्या , 
सतवास , उदयनगर, 


आलू 


देवास, सोनकच्छ, टोंकखुर्द, कन्नौद , 
खातेगांव , बागली , हाटा पिपल्या , 
सतवास , उदयनगर. 


धनिया 


देवास, सोनकच्छ, टोंकखुर्द, कन्नौद, 
खातेगांव , बागली, हाटा पिपल्या , 
सतवास, उदयनगर. 


संतरा 


टोंकखुर्द, कन्नौद. 


13 


ऋणी और 
अऋणी कृषक . 


आगरमालवा खरीफ फसलें --- 

आगर, बड़ोद, सुसनेर 
टमाटर , बैगन , मिर्च, प्याज . 
रबी फसलें 
टमाटर , बैगन, फूलगोबी , पत्तागोबी, प्याज. 


एच. डी . एफ. सी . 
अर्गों 
जी . आई. सी . 


धनियाँ 


बड़ोद , सुसनेर , नलखेड़ा 


लहसुन 


सुसनेर 


आलू 


आगर , बड़ोद , सुसनेर, नलखेड़ा 


संतरा 


आगर, बड़ोद, सुसनेर , नलखेड़ा 


14 


रतलाम 


खरीफ फसलें 

रतलाम , सैलाना , बाजना, जावरा, ऋणी और एच. डी. एफ. सी . 
टमाटर , बैगन, प्याज . 

पिपलौदा, आलोट, ताल , रावटी. अऋणी कृषक . अर्गो 
रबी फसलें 

जी . आई. सी . 
टमाटर, बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज . 


मिर्च 


रतलाम, सैलाना, बाजना, जावरा , 
पिपलौदा, आलोट, ताल, रावटी . 


संतरा 


आलोट, पिपलोदा 


लहसुन 


रतलाम , सैलाना, बाजना, जावरा , 
पिपलौदा , आलोट , ताल, रावटी . 


हरी मटर 


रतलाम 


धनियां 


रतलाम , पिपलौदा 


आलू 


रतलाम, पिपालैदा, जावरा 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2014 


630 ( 3 ) 


mmaarnamasummyakorrnmIApramaaniumkamane 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 6 ) 


15 


उज्जैन 


( 3 ) 

___ ( 4 ) 

( 5 ) 
खरीफ फसलें 

उज्जैन , घटिया, बड़नगर , खाचरोद, ऋणी और एच. डी . एफ . सी . 
टमाटर, बैगन, मिर्च, प्याज . नागदा, महिदपुर, तराना. 

अऋणी कृषक . अर्गो 
रबी फसलें 

जी . आई. सी . 
टमाटर, बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज . 


संतरा 


महिदपुर, तराना. 


लहसुन 


उज्जैन, घटिया , बड़नगर, खाचरोद, 
नागदा, महिदपुर , तराना. 


आलू 


उज्जैन , घटिया , बड़नगर, खाचरोद, 
नागदा, महिदपुर, तराना. 


धनियाँ 


उज्जैन , घटिया , बड़नगर, खाचरोद, 
नागदा, महिदपुर , तराना. 


16 झाबुआ 


चोला मण्डलम , 
जी . आई. सी . 


खरीफ फसलें 

झाबुआ, मेघनगर , थांदला, पेटलावद ऋणी और 
टमाटर , बैगन, मिर्च, प्याज. 

अऋणी कृषक. 
रबी फसलें -- 
टमाटर , बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज . 


हरी मटर 


झाबुआ, मेघनगर , थांदला, पेटलावद 


17 


बड़वानी 


एच. डी . एफ . सी . 


खरीफ फसलें 

राजपुर 
टमाटर, बैगन, प्याज. 
रबी फसलें 
टमाटर, बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज. 


ऋणी और 
अऋणी कृषक . 


अर्गो 


जी . आई. सी . 


मिर्च 


बड़वानी, ठीकरी, राजपुर, पानसेमल , 
सेन्धवा, निवाली, अंजड़, बरला. 


केला 


बड़वानी, ठीकरी, पानसेमल , 


लहसुन 


पानसेमल 


18 


बुरहानपुर 


ऋणी और 
अऋणी कृषक . 


खरीफ फसलें 

खकनार 
टमाटर , बैगन, प्याज. 
रबी फसलें 
टमाटर , बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज . 

बुरहानपुर 
मिर्च 


एग्रीकल्चरल 
इश्योरेंस 
कम्पनी. 


केला 
धनियाँ 


बुरहानपुर, खकनार 
बुरहानपुर , खकनार 


630 ( 4) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2014 


mamrakaswiniuminar 


Sriharainiandinindnindiamm 


e 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


19 


इन्दौर 


खरीफ फसलें 

इन्दौर , महू , सांवेर, देपालपुर, हातोद 
टमाटर, बैगन , मिर्च, प्याज. 
रबी फसलें 
टमाटर, बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज . 


ऋणी और एच. डी . 
अऋणी कृषक . एफ . सी . अर्गो 

जी . आई. सी . 


लहसुन 


इन्दौर, महू , सांवेर , देपालपुर 


आलू 


इन्दौर, महू , सांवेर, देपालपुर 


20 खण्डवा 


खण्डवा, पंधाना, पुनासा, खालवा , 
हरसूद . 


खरीफ फसलें 
टमाटर, बैगन, प्याज . 
रबी फसलें 
टमाटर, बैगन , फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज. 


ऋणी और एच. डी . 
अऋणी कृषक . एफ . सी . अर्गो 

जी . आई. सी . 


मिर्च 


खण्डवा, छेगांव माखन, पंधाना, पुनासा, 
खालवा. 


केला 


पन्धाना 


धनियाँ 


खण्डवा, पंधाना, पुनासा 


21 


धार 


बदनावर , धार, सरदारपुर 


ऋणी और 
अऋणी कृषक. 


खरीफ फसलें 
टमाटर, बैगन , प्याज. 
रबी फसलें 
टमाटर , बैगन , फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज. 


एच. डी . 
एफ . सी . अर्गो 
जी . आई. सी . 


मिर्च 


बदनावर, सरदारपुर, धार , कुच्छी, 
धरमपुरी, डही, मनवार , गंधवानी. 


केला 


बदनावर, सरदारपुर, धार , कुच्छी, 
धरमपुरी, डही, मनवार , गंधवानी . 


आलू 


बदनावर, सरदारपुर, धार , कुच्छी, 
धरमपुरी, डही, मनवार , गंधवानी. 


धनियाँ 


धार, सरदारपुर 


लहसुन 


बदनावर, सरदारपुर, धार , कुच्छी , 
धरमपुरी, डही, मनवार, गंधवानी . 


संतरा 


बदनावर 


हरी मटर 


धार 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2014 


630 ( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


22 


खरगौन 


महेश्वर 


एच. डी . 


( 3 ) 
खरीफ फसलें 
टमाटर, बैगन, प्याज. 
रबी फसलें 
टमाटर, बैगन , फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज . 


ऋणी और 
अऋणी कृषक . 


एफ . सी . अर्गो 
जी . आई. सी . 


मिर्च 


खरगौन , सेगांव, भीकनगांव , झिरन्या , 
गोगांवा, महेश्वर, बड़वाह , कसरावद , 
भगवानपुरा. 


केला 


महेश्वर , कसरावद 


अलीराजपुर, सोण्डवा, भावरा , जोबट 


ऋणी और 
अऋणी कृषक. 


चोला मण्डलम , 

जी . आई. सी . 


23 अलीराजपुर खरीफ फसलें 

टमाटर , बैगन, मिर्च, प्याज. 
रबी फसलें 
टमाटर , बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज. 


24 सीधी 


चोला मण्डलम , 

जी . आई. सी . 


खरीफ फसलें 

रामपुर नैकिन, गोपद बनास, सिंहावल , ऋणी और 
टमाटर , बैगन, मिर्च, प्याज . मझौली, कुसमी. 

अऋणी कृषक . 
रबी फसलें 
टमाटर, बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज . 


आलू 


रामपुर नैकिन , गोपदबनास , सिंहावल 


25 


अनूपपुर 


अनूपपुर , कोतमी, जैतहरी, पुष्पराजगढ़ 


ऋणी और 
अऋणी कृषक. 


चोला मण्डलम , 

जी . आई. सी . 


खरीफ फसलें 
टमाटर , बैगन , मिर्च, प्याज. 
रबी फसलें 
टमाटर, बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज . 


26 


रीवा 


ऋणी और 
अऋणी कृषक. 


चोला मण्डलम , 

जी . आई. सी . 


खरीफ फसलें 

हुजूर, रायपुर , मउगंज, हनुमना, गुढ़, 
टमाटर, बैगन , मिर्च, प्याज. 

त्योंथर, सिरमौर, जवा, सेमरिया , 
रबी फसलें 

मनगवां, नईगढ़ी. 
टमाटर , बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज . 


27 


सतना 


आलू 

हुजूर , रायपुर , मउगंज , हनुमना, गुढ़ , 
त्योंथर , सिरमौर, जवा , सेमरिया , 

मनगवां, नईगढ़ी . 
खरीफ फसलें 

रघुराजनगर, रामपुर , नागोद , उचेहरा, 
टमाटर, बैगन, मिर्च, प्याज . 

अमरपाटन, रामनगर , मैहर , मझगवां, 
रबी फसलें 

कोठर , बिरसिंहपुर . 
टमाटर, बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज . 


ऋणी और 
अऋणी कृषक. 


चोला मण्डलम , 

जी . आई. सी . 


आलू 


हरी मटर 


सुहावल, मैहर, रामपुर, 
रघुराजनगर , रामपुर, नागोद, उचेहरा , 
अमरपाटन, रामनगर, मैहर, मझगवां, 
कोठर , बिरसिंहपुर . 


630 ( 6 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2014 


ImlaimadaminiameramanianianmumneamraummemaintuiremikiwakrabasinnymaavanantasdhanjathalalaAMALAYARanauguriArAmernadanArriorAHARAunarwasanamaAAAAImamtasinyumnampannamrupam . neeranauninameramhaninandanimaraininarendinhemini 


ndiawinkanhainamuIVAILAMMAAMKARAMAviaNAMAconiudaaewwyWANKARAMIAAAAAMANuwar.vedowww 


winninthintamannminianmayanamadhanmaramaniaamirmwMAMAYANA 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


28 सिंगरौली 


ऋणी और 
अऋणी कृषक . 


चोला मण्डलम , 

जी . आई. सी . 


खरीफ फसलें 

देवसर, चितरंगी , सिंगरौली 
टमाटर, बैगन, मिर्च, प्याज . 
रबी फसलें 
टमाटर, बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी , प्याज. 


आलू 


सिंगरौली, देवसर, चितरंगी | 


29 शहडोल 


ऋणी और 
अऋणी कृषक. 


चोला मण्डलम, 

जी . आई. सी . 


खरीफ फसलें 

ब्यौहारी, जयसिंहनगर, 
टमाटर, बैगन , मिर्च, प्याज . 

बुढ़ार, गोहपारू , बडवारा. 
रबी फसलें 
टमाटर , बैगन , फूलगोबी, पत्तागोबी , प्याज . 


आलू 


सोहागपुर , जैतपुर, ब्यौहारी, जयसिंहनगर , 
बुढ़ार , गोहपारू , बडवारा. 


30 


उमरिया 


ऋणी और 
अऋणी कृषक. 


चोला मण्डलम , 

जी . आई. सी . 


खरीफ फसलें 

पाली, चंदिया , नौराजाबाद 
टमाटर, बैगन , मिर्च, प्याज. 
रबी फसलें 
टमाटर, बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज. 


31 


पन्ना 


चोला मण्डलम , 

जी . आई. सी . 


खरीफ फसलें 

पन्ना, गुन्नौर, पवई, शाहनगर , अजयगढ़, ऋणी और 
टमाटर, बैगन, मिर्च, प्याज . 

रेपुरा , अमानगंज, देवेन्द्रनगर, सिमारिया . अऋणी कृषक . 
रबी फसलें 
टमाटर , बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज . 


आलू 


पन्ना, गुन्नौर, अजयगढ़. 


32 


दमोह 


दमोह , तेंदूखेड़ा, जबेरा, हटा, पटेरा , 
बटियागढ़, पथरिया . 


ऋणी और 
अऋणी कृषक . 


चोला मण्डलम, 

जी . आई. सी . 


खरीफ फसलें 
टमाटर, बैगन , मिर्च, प्याज . 
रबी फसलें 
टमाटर , बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी , प्याज . 


धनियाँ 


तेन्दूखेड़ा, पथरिया, पटेरा 


आलू 


दमोह 


33 


छतरपुर 


चोला मण्डलम, 

जी . आई. सी . 


खरीफ फसलें 

छतरपुर , राजनगर , नौगांव, लौंडी, ऋणी और 
टमाटर, बैगन, मिर्च, प्याज . 

गौरीहार , बिजावर , बड़ामलहरा, 

अऋणी कृषक . 
रबी फसलें 

बक्सवाहां, चन्दला, धुवारा, महाराजपुर . 
टमाटर, बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज . 


लहसुन 


छतरपुर 


आलू 


छतरपुर, राजनगर, नौगांव . 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2014 


630 ( 7 ) 


mmnamammeemaanyanraniwanwaertismentaiminapanippeampyarrianavimanirampurnandharawaenbpmamkAmAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMANAAMWAMIRMIRAKARMAHARINimwamRAMRAPANImprawnarrianarmananpurpinnmnmurnhudayiminnerminatimemmamimaternanimirementswimminiminimnemamarimmmmmmmm 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


34 टीकमगढ़ 


ऋणी और 
अऋणी कृषक . 


चोला मण्डलम , 

जी . आई. सी . 


खरीफ फसलें 

टीकमगढ़, बल्देवगढ़, निवाड़ी, पृथ्वीपुर , 
टमाटर , बैगन , मिर्च, प्याज. 

पलेरा,, जतारा , ओरछा, खरगापुर, 
रबी फसलें -- 

मोहनगढ़, लिधौरा. 
टमाटर, बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज . 


हरी मटर 


टीकमगढ़, बल्देवगढ़, निवाड़ी, पलेरा , 
जतारा, पृथ्वीपुर. 


धनियाँ 


टीकमगढ़, बल्देवगढ़, निवाड़ी, पलेरा, 
जतारा , पृथ्वीपुर . 


आलू 


जतारा, पृथ्वीपुर 


35 


सागर 


ऋणी और 
अऋणी कृषक . 


खरीफ फसलें 

सागर , बीना, खुरई, राहतगढ़, बंडा, 
टमाटर , बैगन , मिर्च, प्याज . 

रहली, केसली, शाहगढ़ , देवरी , 
रबी फसलें 

मालथौन, गढ़ाकोटा . 
टमाटर , बैगन , फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज . 


एच. डी . 
एफ . सी . अर्गो 
जी . आई. सी . 


लहसुन 


देवरी 


आलू 


बंडा, रहली, देवरी , सागर 


धनियाँ 


बंडा, रहली, देवरी , सागर 


36 छिन्दवाड़ा 


खरीफ फसलें 

छिन्दवाड़ा, मोहखेड़, चौरई, अमरवाड़ा, ऋणी और एच. डी . 
टमाटर, बैगन , मिर्च, प्याज . 

तामिया, परासिया , बिछुआ, सौंसर, अऋणी कृषक . एफ . सी. अर्गो 
रबी फसलें पाढुर्ना. 

जी . आई. सी . 
टमाटर , बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज . 
संतरा 

छिन्दवाड़ा, मोहखेड़ , चौरई, अमरवाड़ा, 
तामिया, परासिया, बिछुआ, सौंसर, 
पाढुर्ना. 


हरी मटर 
आलू 


छिन्दवाड़ा 
छिन्दवाड़ा, मोहखेड़, परासिया . 


___ 37 नरसिंहपुर 


खरीफ फसलें 

नरसिंहपुर , गोटेगांव , करेली, गाडरवारा, ऋणी और एच. डी . 
टमाटर , बैगन , मिर्च, प्याज . 

तेन्दूखेड़ा. 

अऋणी कृषक . एफ . सी. अर्गो 
रबी फसलें 

जी. आई. सी . 
टमाटर, बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज. 

नरसिंहपुर, गोटेगांव , करेली, गाडरवारा, 
तेन्दूखेड़ा . 


धनियाँ 


आलू 


नरसिंहपुर, गोटेगांव , करेली, गाडरवारा , 
तेन्दूखेड़ा. 


हरी मटर 


नरसिंहपुर , गोटेगांव, करेली. 


630 ( 8 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2014 


romaceupandiindiaadivayariawaadArtiniyamiraramAHANIMinduindipawalmaniumininthedradnumane 


intainmltimulanmashanksirneaninkanntamanianianuma 


hinsurtamanandinimittairneshwaimaduininaminimutninewhinatandindian . 


aamanaraswinite 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


38 


कटनी 


खरीफ फसलें 

बहोरीबन्द, ढीमरखेड़ा, मुड़वारा , कटनी, ऋणी और 
टमाटर , बैगन , मिर्च, प्याज . 

रीठी, बड़वारा, विजयराघोगढ़, बरही . अऋणी कृषक . 
रबी फसलें 
टमाटर , बैगन , फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज. 


एग्रीकल्चरल 
इश्योरेंस 
कंपनी. 


आलू 


बहोरीबन्द, बड़वारा, विजयराघोगढ़ . 


39 सिवनी 


ऋणी और 
अऋणी कृषक. 


चोला मण्डलम, 

जी . आई. सी . 


खरीफ फसलें 

सिवनी, छपारा 
टमाटर , बैगन , मिर्च, प्याज . 
रबी फसलें 
टमाटर, बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज. 


आलू 
हरी मटर 


सिवनी 
सिवनी, छपारा 


40 डिंडोरी 


खरीफ फसलें 

डिण्डोरी, शहपुरा , बजाग 
टमाटर , बैगन , मिर्च, प्याज . 
रबी फसलें 
टमाटर , बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज . 


ऋणी और 
अऋणी कृषक . 


चोला मडलम् 
जी . आई. सी . 


आलू 


डिण्डोरी 


41 मण्डला 


मण्डला, बिछिया , घुघरी, मोहगांव,. 
नैनपुर , निवास . 


ऋणी और 
अऋणी कृषक . 


चोला मण्डलम , 

जी . आई. सी . 


खरीफ फसलें 
टमाटर , बैगन, मिर्च, प्याज . 
रबी फसलें 
टमाटर, बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज 


42 


जबलपुर 


खरीफ फसलें 

जबलपुर, कुन्डम , सिहोरा, पाटन, मझौली, ऋणी और 
टमाटर, बैगन, मिर्च, प्याज. 

शहपुरा, पनागर. 

अऋणी कृषक . 
रबी फसलें 
टमाटर , बैगन , फूलगोबी , पत्तागोबी, प्याज. 


एच. डी . 
एफ. सी . अर्गो 
जी . आई. सी . 


हरी मटर 


जबलपुर, कुन्डम, सिहोरा, पाटन, मझौली , 
शहपुरा, पनागर. 


आलू 


जबलपुर, कुन्डम , सिहोरा, पाटन, मझौली, 
शहपुरा, पनागर . 


43 बालाघाट 


खरीफ फसलें 

बालाघाट, किरनापुर , लालबर्रा, वारासिवनी, ऋणी और 
टमाटर, बैगन, मिर्च, प्याज. 

कटंगी. 

अऋणी कृषक. 
रबी फसलें 
टमाटर , बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी , प्याज. 


चोला मण्डलम , 

जी . आई. सी . 


धनियाँ 


बालाघाट 


आलू 


बालाघाट 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2014 


630 ( 9 ) 


- - - -- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmravnanimomsimenamininewomantimenwwwmurariamineneranamamunerimentmatermirm 


marsmarAmAHAMARIMAvane 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


44 


भोपाल 


एच. डी . 


ऋणी और 
अऋणी कृषक. 


खरीफ फसलें 

हुजूर , बैरसिया. 
टमाटर , बैगन , मिर्च, प्याज . 
रबी फसलें 
टमाटर, बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज , 


एफ . सी . अर्गो 
जी . आई. सी . 


आलू 
हरी मटर 


हुजूर , रसिया. 
हुजूर, बैरसिया. 


45 


सीहोर 


खरीफ फसलें 

सीहोर , आष्टा, इछावर , बुदनी, 
टमाटर , बैगन , मिर्च, प्याज . 

नसरुल्लागंज. 
रबी फसलें -- 
टमाटर , बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज . 


ऋणी और 
अऋणी कृषक . 


एच. डी . 
एफ . सी . अर्गो 
जी . आई. सी . 


संतरा 
लहसुन 
आलू 


46 विदिशा 


खरीफ फसलें 

विदिशा , ग्यारसपुर, नटेरन, बसौदा , 
टमाटर , बैगन, मिर्च, प्याज . 

कुरवाई, सिरोंज , शमशाबाद, त्योंदा, 
रबी फसलें 

गुलाबगंज, पठारी . 
टमाटर , बैगन , फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज. 


ऋणी और 
अऋणी कृषक . 


एच. डी . 
एफ . सी . अर्गो 
जी . आई. सी . 


मिर्च 


विदिशा, ग्यारसपुर , नटेरन , बसौदा, 
कुरवाई, सिरोंज , शमशाबाद, त्योंदा, 
गुलाबगंज , पठारी . 


धनियाँ 


बासोदा, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी. 


हरी मटर 


ग्यारसपुर, बासोदा. 


संतरा 


कुरवाई , सिरोंज. 


आलू 


ग्यारसपुर, बासोदा, सिरोंज , पठारी , 
शमशाबाद, त्योंदा, गुलाबगंज . 


47 राजगढ़ 


खरीफ फसलें 

खिलचीपुर, जीरापुर, नरसिंहगढ़ , 
टमाटर , बैगन, मिर्च, प्याज. 

ब्यावरा , सारंगपुर, पचौर , राजगढ़. 
रबी फसलें 
टमाटर , बैगन, फूलगोबी , पत्तागोबी, प्याज . 


ऋणी और 
अऋणी कृषक. 


एच. डी . 
एफ. सी. अर्गो 
जी . आई. सी . 


संतरा 


धनियाँ 


राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, सारंगपुर , 
खिलचीपुर , जीरापुर , 
राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, सारंगपुर , 
खिलचीपुर, जीरापुर , 
ब्यावरा, नरसिंहगढ़ , सारंगपुर. 


लहसुन 


आलू 


ब्यावरा 


630 (10 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2014 


ImamraummandamaraanimedyARAMINAwardingaamewanatwww 


minakamananews 


Hetaalenumaukime 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


48 


रायसेन 


खरीफ फसलें 

रायसेन, गैरतगंज , बेगमगंज, सिलवानी , ऋणी और 
टमाटर , बैगन, मिर्च, प्याज . 

उदयपुरा, बाड़ी, गोहरगंज, बरेली, अऋणी कृषक. 
रबी फसलें 

सुल्तानपुर. 
टमाटर, बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज . 
आलू 

सिलवानी 


एच. डी . 
एफ . सी . अर्गो 
जी . आई. सी . 


49 होशंगाबाद 


ऋणी और 
अऋणी कृषक . 


खरीफ फसलें -- 

सोहागपुर , बाबई, पिपरिया, बनखेड़ी, 
टमाटर, बैगन , मिर्च, प्याज . 

होशंगाबाद, सिवनी मालवा. 
रबी फसलें 
टमाटर , बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज. 


एच. डी . 
एफ . सी . अर्गो 
जी . आई. सी . 


संतरा 
हरी मटर 


इटारसी केशला 
पिपरिया 


50 


बैतूल 


बैतूल , आमला, मुलताई , आठनेर, 
भैसदेहीं , घोड़ाडोंगरी. 


ऋणी और 
अऋणी कृषक . 


चोला मण्डलम , 

जी . आई. सी . 


खरीफ फसलें 
टमाटर, बैगन, मिर्च, प्याज . 
रबी फसलें --- 
टमाटर, बैगन, फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज 


संतरा 


मुलताई, प्रभातपट्टन, भैंसदेही . 


आलू 


बैतूल, आमला, मुलताई , आठनेर, 
भैसदेही , घोड़ाडोंगरी, प्रभातपट्टन. 


हरी मटर 


बैतूल , भैसदेही, घोड़ाडोंगरी , 
प्रभातपट्टन. 


51 


हरदा 


टिमरनी , हरदा, खिरकिया, सिराली, 
रेहटगांव , हंडिया . 


ऋणी और 
अऋणी कृषक. 


खरीफ फसलें 
टमाटर , बैगन, मिर्च, प्याज. 
रबी फसलें 
टमाटर , बैगन , फूलगोबी, पत्तागोबी, प्याज 
संतरा 


एच. डी . 
एफ . सी . अर्गो 
जी . आई. सी . 


nama 


हरदा 


3. मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत, बीमा कंपनियोंवार कुल देय प्रीमियम राशि ( जिसमें कृषकों द्वारा देय 
प्रीमियम राशि भी सम्मिलित है ), जोखिम अवधि, आवरीत जोखिम बीमा राशि का बीमा हेतु जिलेवार, तहसीलवार अंतिम तिथियां , 
संदर्भित एवं वैकल्पिक मौसम केन्द्रों का विवरण आदि परिशिष्ट 1 ( अ), परिशिष्ट 2 ( अ ), परिशिष्ट 3( अ ), परिशिष्ट 4( अ ) अनुसार 
हैं , जिसे विभाग की बेव साईट www. mphorticulture.gov.in में circular पर देखा जा सकता है. 


4. इस योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2014- 15 मौसम खरीफ एवं रबी में निम्नानुसार किया जाएगा : 


4. 1 


यह योजना अधिसूचित फसल व क्षेत्र के सभी किसानों को उपलब्ध होगी कन्तु योजना ऋणी किसानों के लिए 
अनिवार्य तथा अऋणी किसानों के लिये स्वैच्छिक होगी. 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2014 


630 ( 11 ) 


AmmammarAmAImranmanNAMMAAAAAAAAAAnandwayamaarutyamprayernyianRamparamanan 


RImamanyaprnayiniPAMAnamnamikavitaminimameramantrittwinmnmnmentinemamavaminenemamaeemaaunee 


HARMIRMIRMIRE 


moneymoonummmmmmmm.. . ..... 


4. 2 


इस योजना हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार ऋणी किसान वही है , जिनके लिये अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित 
फसल के लिये संदर्भित इकाई क्षेत्र में वित्तीय संस्थान से अनुमोदित ऋण/ साख स्वीकृत किया गया है. 


4 . 3 


बीमित राशि लगभग कृषि कार्य खर्च के बराबर रहेगी और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी/इफ्को टोकियो/एच. डी .एफ . सी . 
अर्णो/ चोला मण्डलम् द्वारा क्रियान्वयन के पूर्व परिशिष्ट - 1( अ), 2( अ), 3 ( अ ) 4( अ ) अनुसार घोषणा की 
जाएगी. व्यक्तिगत कृषक के लिए बीमित राशि कृषक द्वारा घोषित जोत के अन्तर्गत अधिसूचित फसल के लिए 
रकबा ( हेक्टेयर में ) एवं अधिसूचना में दर्शायी गयी बीमित राशि प्रति हेक्टेयर का गुणांक होगा. गणना निम्न 
सूत्रानुसार की जायेगी. 


( बीमित राशि = जोत के अन्तर्गत क्षेत्र ( हेक्टेयर ) पूर्व निर्धारित बीमा राशि प्रति हेक्टेयर ) 


4 . 4 


फसलवार जोत के अन्तर्गत क्षेत्र की प्रति फसल के आधार पर निम्नानुसार गणना होगी : 


अ. ऋणी कृषक : अधिसूचित फसल के लिए जोत के अन्तर्गत रकबे की घोषणा उसके द्वारा पहले ही , 

वित्तीय संस्था में उसकी अधिकतम ऋण सीमा ( मैक्जीमम बारोइंग लिमिट, एमबीएल ) निश्चित करने के 
उद्देश्य के लिए ऋण आवेदन - पत्र में दिए गए आधार पर की जाती है. 


ब. अऋणी कृषक : किसान बीमा प्रस्ताव पत्र में प्रत्येक अधिसूचित फसल के लिए जोत के अंतर्गत रकबे की 

घोषणा करेगा. 


4.5 


इस योजना का संचालन अधिसूचित संदर्भित क्षेत्र में क्षेत्र दृष्टिकोण ( एरिया एप्रोच ) सिद्धांत के आधार पर होगा . 
क्षेत्र दृष्टिकोण का आशय, संदर्भित इकाई क्षेत्र से है . संदर्भित इकाई क्षेत्र को फसलों की जोखिम स्वीकार करने 
और दावा आंकलन के लिए बीमित इकाई क्षेत्र माना गया है . 


4.6 


प्रीमियम दर की गणना वास्तविक आधार पर मानक प्रीमियम दर विधि ( स्टैंडर्ड प्रीमियम रेटिंग मेथेडोलोजी ) का 
उपयोग कर की गई है. किसान द्वारा शुद्ध प्रीमियम राशि व्यावसायिक फसल के लिये राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम 
द्वारा निर्धारित प्रीमियम राशि के बराबर देय होगी. प्रीमियम राशि का 50 % कृषक द्वारा तथा शेष बची हुई प्रीमियम 
राशि का राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के द्वारा 50:50 के अनुपात में अनुदान के रूप में वहन किया जायेगा 
( फसलवार , क्षेत्रवार ब्यौरा ) परिशिष्ट - 1 ( अ ) से परिशिष्ट -4 ( अ) में उपलब्ध है . 


4. 7 


प्रतिकूल मौसम घटनाक्रम की वजह से एवं योजना की शर्तों एवं प्राप्त प्रीमियम राशि तथा भुगतान सारणी के 
अधीन देय समस्त क्षतिपूर्ति/ भुगतान हेतु संबंधित बीमा कंपनी ( एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी/इफको टोक्यो जनरल 
इन्श्योरेंस कंपनी/ एच. डी .एफ . सी . अर्गो/ चोला मण्डलम् ) उत्तरदायी होगी. सभी प्रकार के दावों का भुगतान संबंधित 
बीमा कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा. 


4.8 


बैंकों के लिये सेवा शुल्क : नोडल बैंकों को कृषक द्वारा प्रेषित प्रीमियम राशि पर 4 प्रतिशत की दर से सेवा 
शुल्क का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जायेगा. 


630 (12) 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2014 


5. दावा भुगतान प्रक्रिया : 


5 . 1 


दावा राशि का भुगतान संबंधित बीमा कंपनी द्वारा मौसम केन्द्र से कम तापमान, अधिक तापमान , बेमौसम वर्षा, 
बीमारी अनुकूल मौसम एवं कीट अनुकूल मौसम के आंकड़े प्राप्त होने पर योजना के प्रावधानों के अनुसार 
[ परिशिष्ट 1( ब ) से 4 ( ब ) जिसे विभाग की बेव साईट www. mphorticulture . gov.in में circular पर देखा 
जा सकता है ]. कृषकों को किया जाएगा. 


ww 


5 . 2 


परिशिष्ट 1 ( ब ) से परिशिष्ट 4 ( ब ) पर दर्शाई गई जिलेवार टर्मशीट में उल्लेखित आंकड़ों में भिन्नता पाये जाने . 
पर कम्पनी द्वारा प्रस्तुत टर्मशीट को अंतिम माना जायेगा. 


5.3 


चालू वर्ष में मौसम के आंकड़ों का स्रोत परिशिष्ट - 1 ( अ ) से 4 ( अ ) में दर्शाया गया है. दावा प्रक्रिया स्वचलित 
होगी. संबंधित बीमा कंपनी द्वारा दावों का आंकलन प्राप्त वास्तविक मौसम के आंकड़े के आधार पर किया जायेगा, 
बीमित कृषक के खाते में शीर्ष बैंक वित्तीय संस्था का उपयोग करते हुए दावा राशि स्वयं ही जमा करा दी जायेगी. 


6 . अऋणी कृषकों का भौतिक सत्यापन संबंधित क्षेत्र के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी और उप संचालक उद्यानिकी के द्वारा 
किया जायेगा तत्पश्चात् ही आयुक्त सह संचालक, उद्यानिकी एवं वानिकी प्रक्षेत्र द्वारा प्रीमियम अनुदान का भुगतान किया जायेगा . 


7. सभी बीमा कंपनियों को बीमे की कार्यवाही बैंकों के माध्यम से करना होगा. 


8. सभी बीमा कंपनियों को ऋणी एवं अऋणी कृषकों की सूची बैंकों से प्राप्त कर विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध 
करानी होगी. 


9. सभी बीमा कंपनियाँ जो इस योजना के कार्यान्वयन में भाग ले रही हैं , व्यापक प्रचार - प्रसार करके किसानों को सभी 
आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायेंगी एवं इसकी सूचना विकासखण्ड के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी जिले के उप/ सहायक 
संचालक उद्यानिकी, संभागीय संयुक्त संचालक उद्यानिकी एवं संचालक , उद्यानिकी एवं वानिकी प्रक्षेत्र को नियमित रूप से प्रेषित करेंगी. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

राजेश राजौरा , प्रमुख सचिव . 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014. 


